रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L - 33004/99 


मायपेषजफ्ते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


1 . 


ARATI 


MN 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


POENTRAL 8, 


GOVERNMENT 


- 


भाग - खण्ड 3 . उप - खण्ड ( i) 
PART II -- Section 3 — Sub -section ( il) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, जन 7 , 2001 / ज्येष्ठ 17, 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 7 , 2001/ JYAISTHA 17, 1923 


_ _ . .. _ . . . 


= = 


सं . 379 ] 
No. 379 ] 


उस सदन में श्री राजनाथ सिंह के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान 
को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधायीविभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जूम, 2001 


स्थान : विधान भवन, लखनऊ 


का . आ . 503 ( . - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में , निम्नलिखित घोषणा, 
जिसमें राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी 
का नाम है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती 


तारीख : 4 जून, 2001 

ह०/ 

रिटर्निंग आफीसर " 
[ फा० सं० एच. 11024 ( 1 ) / 2001 - वि .II (i) ] 
एन० एल० मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


घोषणा 


उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के 
लिए उप -निर्वाचन । 


"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम 
( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 
की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अमुसरण में , मैं घोषणा करता 
हूं कि 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND 

COMPANY AFFAIRS 
(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2001 
S . O . 503 (E ). — In pursuance of section 67 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
following declaration containing the nameof the candidate 
elected to fill the vacancy in the Council of States is 
published for general information : 

Declaration 
Bye -election to the Council of States by the elected 
members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh . 

" In pursuance of the provisions contained in sub 
section (2 ) of scction 53 of The Representation of the 
People Act, 1951 , read with sub -rule (1) of rule 11 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that -- 


श्री कलराज मिश्र, 


11 विक्रमादित्य मार्ग, 


जिला लखनऊ 
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे । 


1760 ला 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC 3 ( 1)] 


%3 


- 11 


- 1 


2 


- 


- 


- 


विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित की गई 


हैं । 


Shri KalrajMishra , 
11 Vikramaditya Marg , 
Distt Lucknow , 

Sponsored by Bhartiya Janata Party 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Shri Raj Nath Singh 
Place Vidhan Bhawan , Lucknow 
Dated 4th June, 2001 

Sd/ 
Returning Officer" 
[ F No H 11024 (1)/ 2001 - Leg II(1) ] - 
NL MEENA , Jt Sccy and Legislative Counsel 


स्थान : पजाब विधान सभा सचिवालय, विधान भवन , चण्डीगढ़ 
तारीख : 4 जून, 2001 

ह० / 

रिटर्निंग आफीसर " 
[ फा० स० एच. 11024 ( 1 ) / 2001 - वि .II( 1) ] 
एन० एल० मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जून , 2001 


का . आ . 504 ( ओ. - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में , निम्नलिखित घोषणा, 
जिसमे राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी 
का नाम है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती 


घोषणा 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th June, 2001 
S . O . 504 (E ), — In pursuance of section 67 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
following declaration containing the name of the candidate 
elected to fill the vacancy in the Council of States is 
published for general information - 

Declaration 
Bye-election to the Council of States by the elected 
members of the Legislative Assembly of Punjab 

" In pursuance of the provisions contained in sub 
section ( 2) of section 53 of The Representation of the 
People Act , 1951, read with sub - rule (1) of rule 11 of the 
Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-- -- 

Gurcharan Kaur, 
V & PO Panjgrain Kalan, 
Distt. Fndkot, (Punjab ), 
Sponsored by Bhartiya Janata Party 

has been duly elected to fill the vacancy caused in 
thatHouse by the resignation of Shri RajMohinder Singh 
in the Council of States by the elected members of the 
Legislative Assembly of the State of Punjab having be 
come vacant 
Place Punjab Vidhan Sabha Secretariat, 

___ Vidhan Bhawan, Chandigarh. 
Dated 4th June, 2001 


पजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के 
लिए उप -निर्वाचन । 

"निर्वाचनो का सचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम 
( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 
की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता 
हू कि 


गुरचरण कौर , 
ग्राम और डाकघर पंचग्रेन कलौ, 
जिला फरीदकोट (पंजाब ) 
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई थी । 


Sd/ 


राज्य सभा में श्री राज मोहिन्दर सिंह के त्याग पत्र के कारण 
स्थान रिक्त हो जाने पर उक्त रिक्ति को भरने के लिए पंजाब राज्य की 


Returning Officer" 
[ F No H 11024 ( 1)/ 2001 - Leg II( 1)] 
NL MEENA, Jt Secy and Legislative Counsel 


